निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 अग्रहायण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 999 ) पटना , वृहस्पतिवार , 22 नवम्बर 2018 


सं० 5 / सी0आर0 - 323 / 2011 - गृ0आ0 - 9700 

गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा ) 


संकल्प 

___ 19 नवम्बर 2018 
विषय : - बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन 

( Performance Appraisal Report) अभिलेखन हेतु सोपान ( प्रतिवेदक , समीक्षी एवं 

स्वीकरण प्राधिकार ) का निर्धारण । 
विभागीय संकल्प संख्या - 5277 , दिनांक 02.07.2012 द्वारा बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की वार्षिक 
गोपनीय अभ्युक्ति के बदले कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन ( Performance Appraisal Report) आलेखन हेतु 
प्राधिकार का निर्धारण किया गया है । उक्त संकल्प के निर्गत होने के पश्चात कतिपय नवसृजित पदों के लिए 
पी0ए0आर0 आलेखन हेतु प्राधिकार का निर्धारण नहीं हो सका है । 

अतः नवसृजित निम्नलिखित पदों के लिए पी0ए0आर0 आलेखन हेतु प्राधिकार का निर्धारण निम्नरुपेण किया 
जाता है: 

क्र० प्रतिवेदित पदाधिकारी प्रतिवेदक समीक्षी स्वीकारक पदाधिकारी 
सं० 

पदाधिकारी पदाधिकारी 
2 

3 4 

5 
बिहार सैन्य पुलिस में अपर 

पुलिस 

पुलिस पुलिस महानिदेशक, बिहार 
समादेष्टा के पद परपदस्थापित । उप – महानिरीक्षक , 

सैन्य पुलिस ( इनके नही रहने 
स्टाफ ऑफिसर स्तर के बिहार सैन्य बिहार सैन्य | पर) अपर पुलिस महानिदेशक, 
पदाधिकारी । 

पुलिस पुलिस 

सैन्य पुलिस 
सैन्य पुलिस प्रशिक्षण / समादेष्टा - सह पुलिस पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण), 
सिपाही प्रशिक्षण केन्द्र में प्राचार्य महानिरीक्षक | ( इनके नही रहने पर) अपर 
पदस्थापित अपर पुलिस 

( प्रशिक्षण) पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) 
अधीक्षक / वरीय पुलिस 
उपाधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 नवम्बर 2018 


क्र० 


सं0 


3 


3 


प्रतिवेदित पदाधिकारी प्रतिवेदक समीक्षी स्वीकारक पदाधिकारी 

पदाधिकारी पदाधिकारी 
2 

4 

5 
मद्य निषेध शाखा, अपराध - पुलिस अधीक्षक पुलिस अपर पुलिस महानिदेशक , 
अनुसंधान विभाग में अपर 

महानिरीक्षक , अपराध अनुसंधान विभाग 
पुलिस अधीक्षक / वरीय पुलिस 

मद्य निषेध 
उपाधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक | 

विशेष सुरक्षा दल में समादेष्टा , विशेष पुलिस अपर पुलिस महानिदेशक , 
पदस्थापित / प्रतिनियुक्त अपर सुरक्षा दल महानिरीक्षक 

विशेष शाखा 
पुलिस अधीक्षक / वरीय पुलिस 

( सुरक्षा) 
उपाधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक । 
विशेष कार्य बल / पुलिस अधीक्षक पुलिस 

पुलिस महानिरीक्षक 
आतंकवाद निरोधक दस्ता में | 

उप - महानिरीक्षक 
पदस्थापित अपर पुलिस 

अधीक्षक / वरीय पुलिस 
उपाधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक । 
प्रशिक्षण निदेशालय में 

पुलिस 

पुलिस पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ), 
पदस्थापित अपर पुलिस महानिरीक्षक के । महानिरीक्षक | इनके नही रहने पर अपर 
अधीक्षक / वरीय पुलिस 

सहायक ( प्रशिक्षण) पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण ) 
उपाधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक । । ( प्रशिक्षण) 

पुलिस मुख्यालय, बिहार , । संबंधित सहायक || संबंधित पुलिस ___ अपर पुलिस महानिदेशक 
पटना / परिवहन मुख्यालय में | 

उप - महानिरीक्षक (मुख्यालय ) 
पदस्थापित अपर पुलिस । महानिरीक्षक / पुलिस 
अधीक्षक / वरीय पुलिस 

महानिरीक्षक 
उपाधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक । 


पुलिस 


आदेश - 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रंजन कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 999- 571 +500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


